निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


19 आषाढ़ 1937 ( श० ) 
पटना , शुक्रवार , 10 जुलाई 2015 


( सं0 पटना 808) 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 

9 जुलाई 2015 
सं0 बी1 - 3- 47 / 2015 - 16 — बिहार विधान परिषद् के 24 स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन , 2015 के 
अवसर पर स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाची पदाधिकारियों को उनके मतगणना संबंधी कार्यों में सहायता के लिए अतिरिक्त 
सहायक निर्वाची पदाधिकारी से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग , नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या- 155 / बिहार -वि0प0 / 2015 (1) दिनांक 
08 .07. 2015 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है । 

आदेश से और बिहार राज्यपाल के नाम से, 

सोहन कुमार ठाकुर, 

संयुक्त सचिव - सह 
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 10 जुलाई 2015 

भारत निर्वाचन आयोग 


अधिसूचना 
निर्वाचन सदन , अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001 दिनांक 8 जुलाई, 2015 आषाढ़ 17, 1937 ( शक ) 

सं. 155 / बिहार - वि.प. / 2015 (1) – लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43 ) की धारा 22 की उप - धारा (1) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों 
को, नीचे की सारणी के स्तम्भ (1 ) में विनिर्दिष्ट बिहार राज्य में , स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों के उनके कार्यों के 
निष्पादन में सहायता के लिए, अयोग की अधिसूचना सं. 155 / बिहार –वि.प./ 2003 (1), दिनांक 01 मई 2003 के द्वारा नियुक्त अधिकारियों 
के अतिरिक्त , सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है । 
स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र 

सहायक निर्वाची पदाधिकारी 

2 
पटना स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र 

उप विकास आयुक्त , पटना 
नालन्दा स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र 

1. उप विकास आयुक्त , नालन्दा 
2. अपर समाहर्ता, नालन्दा 

3. अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच नालन्दा 
गया और जहानाबाद और अरवल स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन 1. निदेशक , लेखा प्रशासन, डी . आर. डी .ए., गया 
क्षेत्र 

2. अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच, गया 
औरंगाबाद स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र 

अपर समाहर्त्ता, औरंगाबाद 
रोहतास और कैमूर स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र 

अपर समाहर्त्ता, रोहतास 
सारण स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र 

वरीय उप समाहर्ता, सारण, छपरा 
गोपालगंज स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र 

उप विकास आयुक्त, गोपालगंज 
पश्चिमी चम्पारण स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र 

1. वरीय उप समाहर्ता, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया 

2. वरीय उप समाहर्त्ता, बेतिया 
वैशाली स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र 

वरीय उप समाहर्त्ता, वैशाली 
सीतामढ़ी और शिवहर स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र 

1. जिला परिवहन पदाधिकारी, सीतामढ़ी 

2. वरीय उप समाहर्त्ता, सीतामढ़ी 
दरभंगा स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र 

1. जिला भू - अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा । 

2. भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर दरभंगा 
| मुंगेर और जमुई और लखीसराय और शेखपुरा स्थानीय प्राधिकारी अपर समाहर्ता, मुंगेर । 
निर्वाचन क्षेत्र 
बेगुसराय और खगड़िया स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र भूमि सुधार उप समाहर्ता, तेघड़ा 
भागलपुर और बांका स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र 

1. वरीय उप समाहर्त्ता, भागलपुर 

| 2. वरीय उप समाहर्त्ता, जिला सामान्य शाखा, भागलपुर 
| मधुबनी स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र 

1. उप विकास आयुक्त, मधुबनी 
2. वरीय उप समाहत्तो, मधुबनी 


2. उपरोक्त अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग अधिकारियों कि नियुक्तियों, 10 जुलाई, 2015 को होने वाले स्थानीय प्राधिकारी 
निर्वाचन क्षेत्रों से बिहार विधान परिषद् के लिए होने वाले द्विवार्षिक निर्वाचनों की मतगणना के लिए ही है । ये अधिकारी उपरोक्त 
निर्वाचन क्षेत्रों से होने वाले द्विवार्षिक निर्वाचनों के समाप्त होने के तुरन्त बाद सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में कार्य करना बंद कर 
देंगे । 

आदेश से, 
के0 अजय कुमार, 
प्रधान सचिव । 


faer JGTC ( 37HTËRUT), 10 og 2015 
ELECTION COMMISSION OF INDIA 


NOTIFICATION 


Nirvachan Sadan , Ashoka Road , New Delhi- 110001 Dated 8th July , 2015 / 

Ashadha 17, 1937(Saka ) 
No. 155 /BR - LC /2015 (1 ) – In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of 
section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election 
Commission of India hereby appoints , in addition to the officers appointed vide its 
Notification No . 155 /BR - LC /2003 ( 1) dated 1st May , 2003 , the following officers of 
Government as specified in Cojumn ( 2 ) of the TABLE BELOW , AS Assistant Returning 
Officer ( s ) to assist the Returning Officer of the Council Constituency in the State of Bihar, 
specified in Column ( 1 ) of the said TABLE , in the performance of functions of such 
Returning Officer : 
Name of Local Authority Constituency Assistant Returning Officer (s ) 

2 
Patna Local Authorities Constituency Deputy Development Commissioner, Patna 
Nalanda Local Authorities Constituency | 1. Deputy Development Commissioner , 

Nalanda 

Additional collector , Nalanda 
3 . Additional collector, Departmental 

Enquiry , Nalanda 
Gaya - cum - Jahanabad -cum -Arwal Local Director, Account Administration , 
Authorities Constituency 

DRDA , Gaya 
Additional collector , Departmental 

Enquiry , Gaya 
Aurangabad Local Authorities 

Additional Collector, Aurangabad 
Constituency 
Rohtas-cum -Kaimur Local Authorities Additional Collector, Rohtas 
Constituency 
Saran Local Authorities Constituency Senior Deputy Collector, Saran , Chhapra 
Gopalganj Local Authorities 

Deputy Development Commissioner , 
Constituency 

Gopalganj 
West Champaran Local Authorities 1 . Senior Deputy Collector, West 
Constituency 

Champaran , Betiah 

2 . Senior Deputy Collector, Betiah 
Vaishali Local Authorities Constituency Senior Deputy Collector, Vaishali 
Sitamarhi- cum -Sheohar Local 

1. District Transport Officer, Sitamarhi 
Authorities Constituency 

2 . Senior Deputy Collector, Sitamarhi 
Darbhanga Local Authorities 

1 . District Land Acquisition Officer , 
Constituency 

Darbhanga 
Deputy Collector Land Reforms, Sadar 
Darbhanga 


Additional Collector, Munger 


Munger -cum - Jamui -cum -Lakhisarai 
cum - Shiekhpura Local Authorities 
Constituency 


PER T10 ( 3RTERU ) , 10 vaig 2015 
Name of Local Authority Constituency Assistant Returning Officer (s ) 


2 


Begusarai- cum -Khagaria Local 

Deputy Collector Land Reforms, Teghra 
Authorities Constituency 
Bhagalpur- cum -Banka Local Authorities Senior Deputy Collector, Bhagalpur 
Constituency 

Senior Deputy Collector, District General 

Section , Bhagalpur 
Madhubani Local Authorities 

Deputy Development Commissioner , 
Constituency 

Madhubani 

2 . Senior Deputy Collector , Madhubani 
2 . The above appointment of additional Assistant Returning Officers is for the 
purpsose of Counting of votes in respect of the Biennial Election of the Bihar Legislative 
Council from above mentioned Local Authorite s Constituencies to eb done on 10 July , 
2015 . The Officers shall be ceased to function as assistant Returning Officer immediately 
after the biennial election from respective Constituency is over . 

By Order, 
K . AJAYA KUMAR , 
Principal Secretary . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
faET TOT ( 3/ ITET UT ) 808 - 571 + 300 - stocnol 

Website : http :// egazette.bih .nic. in 


